163 


PART I ]] 


HARYANA GOVT. GAZ.,MARCH 19 , 2002 (PHGN . 28 , 1923 SAKA ) 


संख्या डी ० एल0-616.-- जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 27 के अधीन 3 जनवरी, 1987 को नोटिस दिया 
गया था , जिस में उक्त ऋणी को 10,000 रुपये की राशि 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित 27 मार्च, 1982 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे अदा 
करने के लिये कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है, इसलिये मैं घोषणा करता हूं कि 6,000 रुपये की राशि 
26 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति से 
उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 


Schedule of Property 
1. All assets of the loanee including bank -debits , stores , stock ,machinery exist purchased with the amount 

of loan. 


2. Personal security of the loanee . 


3. Personal security of the sureties. 


. 


संख्या डी 0 एल0-621. - जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 27 के अधीन 19 फरवरी, 1992 को नोटिस दिया 
गया था , जिस में उक्त ऋणी को 10,000 रुपये की राशि 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित 18 मार्च, 1981 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे अदा 
करने के लिये कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है, इसलिये मैं घोषणा करता हूं कि 2,800 रुपये की राशि 
30 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति से 
उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 


Schedule of Property 
1. All assets of the loanee including bank -debits , stores, stock , machinery exist, purchased with the amount 

of loan. 


2. Personal security of the loanee . 


3. Personal security of the sureties . 


संख्या डी 0 एल0-626. - जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम , 1935 की धारा 27 के अधीन 29 जनवरी , 1990 को नोटिस दिया 
गया था, जिस में उक्त ऋणी को 10,000 रुपये की राशि 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित 27 मार्च, 1982 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे अदा 
करने के लिये कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है, इसलिये मैं घोषणा करता हूं कि 6,000 रुपये की राशि 
10 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति से 
उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 


Schedule of Property 


1 . 


All assets of the loanee including bank -debits , stores, stock ,machinery exist, purchased with the amount 
of loan. 


2. Personal security of the loanee . 


3. Personal security of the sureties. 


संख्या डी 0 एल0-631. - जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 27 के अधीन 16 अप्रैल , 1984 को नोटिस दिया 
गया था , जिस में उक्त ऋणी को 10,000 रुपये की राशि 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित 14 अप्रैल, 1982 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे अदा 
करने के लिये कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है, इसलिये मैं घोषणा करता हूं कि 7,000 रुपये की राशि 
10 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति से 
उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 


164 


HARYANA GOVT. GAZ., MARCH 19 , 2002 ( PHGN. 28 , 1923 SAKA) 


[ PART I. 


Schedule of Property 


1. All assets of the loanee including bank-debits, stores, stock ,machinery exist, purchased with the amount 

of loan. 


2. Personal security of the loanee . 


3. Personal security of the sureties. 


संख्या डी0 एल0-636. - जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम , 1935 की धारा 27 के अधीन 18 दिसम्बर , 1985 को नोटिस 
दिया गया था , जिस में उक्त ऋणी को 10,000 रुपये की राशि 12 % वार्षिक ब्याज दर सहित 31 मार्च, 1984 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 
मुझे अदा करने के लिये कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है, इसलिये मैं घोषणा करता हूं कि 4,000 रुपये की राशि 
10 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 12% वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति से 
उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 


Schedule of Property 
1. All assets of the loanee including bank- debits, stores, stock , machinery exist, purchased with the amount 

of loan. 


2. Personal security of the loanee. 


3. Personal security of the sureties. 


संख्या डी 0 एल0-641. - जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 27 के अधीन 1 मई , 1984 को नोटिस दिया गया 
था , जिस में उक्त ऋणी को 5,000 रुपये की राशि 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित 17 मई, 1982 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे अदा करने 
के लिये कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है, इसलिये मैं घोषणा करता हूं कि 5,000 रुपये की राशि 
10 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9% वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति से 
उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 


Schedule of Property 


1. All assets of the loanee including bank- debits, stores, stock , machinery exist, purchased with the amount: . 

of loan . 


2. Personal security of the loanee . 


3. Personal security of the sureties . 


नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग 


दिनांक 15 जनवरी, 2002 


संख्या नि 0 न0 तथा ग्रा 0 आ0-40 न0 योo(ई0) -2002 / एम0-263 / 176 . हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम , 
1975, की धारा 7 -क द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के 
राज्यपाल , इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट तथा इससे संलग्न योजना में दर्शाए गए कैथल के नगरीय क्षेत्र को उक्त धारा के 
प्रयोजन के लिए अधिसूचित करते हैं , अर्थात् : 

अनुसूची 
नगरीय क्षेत्र कैथल के लिए सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी 0 टी 0 पी 0 ( कैथल)-6/94 , दिनांक 5 अप्रैल, 1994 तथा 68/2000, 
दिनांक 10 अक्तूबर, 2000 के साथ पढ़ा जाए । 


. 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ., MARCH 19 , 2002 (PHGN . 28 , 1923 SAKA ) 


165 


. : . :.. 


उत्तर : - बिन्दु (ए) से आरम्भ होकर जहां पर गांव शिरिटा , गांव पट्टी अफगान तथा गांव खानपुर की सीमाएं मिलती हैं , से उत्तर की 
ओर गांव पट्टी अफगान तथा गांव पट्टी कायस्थ की उत्तरी सीमा के साथ - साथ , गांव कुलतारन के मुरब्बा नं 0 10 के उत्तर - पश्चिम कोने से मिल 
जाती है तथा पूर्व की ओर गांव कुलतारन के मुरब्बा नं 0 10, 11 तथा 12 की उत्तरीय सीमा के साथ - साथ गांव उझाना के मुरब्बा नं0 27 के उत्तर 
पश्चिम कोने को मिलती है, फिर गांव उझाना की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ बिन्दु " बी " तक जहां पर यह गांव जगदीशपुरा की पूर्वी सीमा को 
मिल जाती है । 


पूर्व :- तब दक्षिण की ओर गांव जगदीशपुरा , गांव पट्टी कायस्थ , गांव भैणी माजरा, गांव पट्टी कायस्थ सेठ, गांव पट्टी गादड़, गांव 
डयोड खेड़ी बिन्दु " सी " तक जहां यह अमीन ड्रेन की उत्तरी सीमा को मिल जाती है । 


दक्षिण : -फिर पश्चिम की ओर अमीन ड्रेन की उत्तरी सीमा के साथ - साथ गांव चन्दाना की उत्तरी सीमा को जा मिलती है ।फिर पश्चिम 
की ओर गांव पट्टी चौधरी तथा पट्टी डोगरान की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ बिन्दु " डी तक जो गांव पट्टी डोगरान , गांव कुतुबपुर तथा गांव 
रोहेड़िया की सीमाओं को मिलाती है । 


पश्चिम :- फिर उत्तर की ओर गांव पट्टी डोगरान की पश्चिमी सीमा के साथ - साथ गांव कुतुबपुर -फ्रान्सवाला सड़क की पूर्वी सीमा को 
जा मिलती है । फिर इस सड़क की पूर्वी सीमा के साथ - साथ जहां कैथल - खनौरी सड़क की उत्तरी सीमा को जा मिलती है ।फिर गांव माधो माजरी 
को जाने वाले कच्चे रास्ते की पूर्वी सीमा के साथ - साथ जहां गांव माधो माजरी की दक्षिणी फिरनी को मिल जाती है। फिर गांव की दक्षिणी तथा 
पूर्वी फिरनी के साथ- साथ कैथल -बुढा खेड़ा सड़क की उत्तरी सीमा को मिल जाती है ।फिर पश्चिम की ओर कैथल - बुढा खेड़ा सड़क की उत्तरी 
सीमा के साथ - साथ जहां गांव माधो माजरी की पश्चिम सीमा को मिल जाती है ।फिर उत्तर की ओर गांव माधो माजरी पट्टी खोत तथा पट्टी 
अफगान की पश्चिमी सीमा के साथ -साथ बिन्दु " ए " तक जोकि आरम्भ का बिन्दु है । 


भास्कर चटर्जी, 
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, 
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग । 


TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT 


The 15th January , 2002 


No. DTCP - STP (E ) -2002 /M -263/ 176. - In exercise of the powers conferred by Section 7 - A of the Haryana 
Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (Act No. 8 of 1975 ), and all other powers enabling him in this 
behalf, the Governor of Haryana hereby notifies the Urban Area of Kaithal as specified in the Schedule given below and 
shown in the plan appended hereto for the purpose of the said section , namely : 


Schedule 


Schedule of boundaries of urban area around Municipal Town, Kaithal to be read with Drawing 
No. DTP (KTL ) -6/94, dated the 5th April, 1994 and 68/2000 , dated 10th October, 2000 . 


North : Starting from the point A i.e. where the village boundaries of village Serbata, village Patti - Afgan and 
village Khanpur meet, thence towards East along the Northern boundary of village Patti- Afgan , village Patti Kaisath 
where itmeets North -West corner of Rectangle No. 10 of village Kultaran . Thence towards East along the Northern 
boundary of Rectangle No. 10 , 11 and 12 of village Kultaran where it meets North -West corner of Rectangle No. 27 of 
village Ujana. Thence along the Southern boundary of village Ujana upto the point B where it meets the Eastern 
boundary of village Jagdishpura . 


166 


HARYANA GOVT. GAZ ., MARCH 19 , 2002 (PHGN . 28 , 1923 SAKA) 


[ PART 1 


East : Thence towards South along the Eastern boundary of village Jagdishpura , village Patti -Kaisath , village 
Bheni-Majra, village Patti Kaisath Seth , village Patti Gadar, village Dhodh- Kheri upto the point C where itmeets the 
Northern side of Amin Drain .. 


South : Thence towards West along the Northern boundary of Amin Drain where itmeets the Northern boundary 
of village Chandana. Thence towards West along the Southern boundary of village Patti- Chaudhary and Patti Dogran 
upto the point D which is tri- junction of village Patti-Dogran , village Kutubpur and village Roheryan . 


West : Thence towards North along the Western boundary ofvillage Patti -Dogran where it meets the Eastern side 
of village Kutubpur- Franswala road . Thence along the Eastern side of this road where it meets the Northern side of 
Kaithal-Khanauri road . Thence along the Eastern side ofKatcha Rasta leading to village Magho-Majri where itmeets 
the Southern Phirni of village Magho -Majri. Thence along the Southern and Eastern village Phirni where itmeets the 
Northern side of Kaithal -Buddakhera road . Thence towards West along the Northern side of Kaithal- Buddakhera road 
where it meets the Western boundary of village Magho -Majri . Thence towards North along the Western boundary of 
village Magho -Majri , Patti-Khot and Patti - Afgan upto the point A which is the point of start. 


BHASKAR CHATTERJEE , 


Commissioner and Secretary to Government Haryana , 

Town and Country Planning Department. 


